शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 31 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 2 अगस्त 2019- श्रावण 11, शक 1941 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.— ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम, ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर , रायपुर 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 8 मई 2010 


क्रमांक ई 1-01 / 2019/ एक -2. - राज्य शासन एतद्द्वारा सुश्री शहला निगार, भा.प्र.से. ( 2001 ), सचिव, मंत्रालय को अस्थाई रूप से 
आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, वित्त के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, पेंशन निराकरण समिति का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है . 


2 . 


डॉ . कमलप्रीत सिंह, भा.प्र.से. ( 2002 ), सचिव, वित्त , अतिरिक्त कार्यभार - सचिव, पेंशन निराकरण समिति, सचिव, सामान्य प्रशासन 
विभाग, सचिव, वाणिज्यिक कर ( आबकारी ) विभाग तथा आयुक्त , आबकारी, प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन, प्रबंध संचालक , 
छ.ग. स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद 
पर पदस्थ करते हुए सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है . 


567 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019. 


568 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019 


[ भाग 1 


3. श्री निरंजन दास, भा.प्र.से. ( 2003 ) , प्रबंध संचालक , छ.ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ 
अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, वाणिज्यिक कर ( आबकारी ) विभाग तथा आयुक्त , आबकारी, प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट 
बेवरेजेस कार्पोरेशन का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है . 


4 . श्री ए. पी . त्रिपाठी ( भारतीय दूरसंचार सेवा ), विशेष सचिव, वाणिज्यिक कर ( आबकारी ) एवं संयुक्त प्रबंध संचालक , छ.ग. स्टेट 
मार्केटिंग कार्पोरेशन को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक , छ.ग. स्टेट मार्केटिंग 
कार्पोरेशन का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है . 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 9 मई 2019 


शुद्धिपत्र 


क्रमांक ई 1-01/2019/ एक - 2. - इस विभाग के आदेश क्रमांक ई- 1-01/ 2019/ एक /2, दिनांक 08-05-2019 के क्रमांक -1 में 
“ सचिव, पेंशन निराकरण समिति ” के स्थान पर अध्यक्ष, पेंशन निराकरण समिति पढ़ा जावे. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

रीता शांडिल्य , सचिव . 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 29 जून 2019 


क्रमांक ई 1-01/2019/ एक - 2. - राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. कमलप्रीत सिंह, भा.प्र.से. ( 2003 ), सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं 
उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ आयुक्त - सह - संचालक, 
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


डॉ . कमलप्रीत सिंह , भा.प्र.से. द्वारा आयुक्त - सह - संचालक , खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का पदभार ग्रहण करने के 
दिनांक से श्री अन्बलगन पी . भा.प्र.से. ( 2004 ), विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार ) , खनिज साधन विभाग तथा अति. प्रभार संचालक , खाद्य नागरिक 
आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण केवल संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. 


. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

के . के . बाजपेयी, संयुक्त सचिव. 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 2 मई 2019 


क्रमांक ई 7-04/2008/ 1/ 2.- श्री मुकेश कुमार, भाप्रसे ( छ.ग.: 2005 ) को दिनांक 10-06-2019 से 22-06-2019 तक 
( 13 दिवस ) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 23-06-2019 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी 
दी जाती है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश कुमार, छत्तीसगढ़ राज्य में अपनी उपस्थिति देंगे. 


3 . 


अवकाश काल में श्री मुकेश कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे , जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व 
मिलते थे. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

मुकुंद गजभिये , उप - सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019 


569 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 7 मई 2019 


क्रमांक एफ 2-4/ 2017/1-8. - इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07-03-2019 द्वारा श्री अनिल कुमार साहू ( भा.व.से. 
1990 ), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक की सेवायें वन विभाग से लेते हुए, उन्हें आगामी आदेश पर्यन्त संचालक , संस्कृति एवं पुरातत्व के पद 
पर पदस्थ किया गया था . 


. 


2 . राज्य शासन एतद्द्वारा , श्री अनिल कुमार साहू ( भा.व.से. -1990 ) द्वारा संचालक , संस्कृति एवं पुरातत्व का पदभार ग्रहण करने के 
दिनांक से संचालक , संस्कृति एवं पुरातत्व के असंवर्गीय पद को राज्य सरकार , भारतीय वन सेवा ( वेतन ), नियमावली, 2016 के नियम -12 के 
तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय वन सेवा के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15 ) वेतनमान के संवर्गीय पद के 
समकक्ष घोषित करता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एस . राजपूत , उप - सचिव . 


जे . 


आवास एवं पर्यावरण विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर 


नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 जुलाई 2019 


क्रमांक एफ 1-131/2008 / 32. - इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17-06-2016 द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश 
अधिनियम, 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के संचालक मण्डल में श्रीमती 
संगीता पी. तत्कालीन आयुक्त , वाणिज्यिक कर एवं श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, तत्कालीन संचालक , भौमिकी एवं खनिकर्म को सदस्य 
मनोनीत किया गया है. राज्य शासन श्रीमती संगीता पी . एवं श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले के स्थान पर श्रीमती अलरमेल मंगई डी . 
( भा.प्र.से. ), विशेष सचिव ( स्वतंत्र प्रभार ) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं श्रीमती शारदा वर्मा, संचालक, बजट को नवा रायपुर अटल 
नगर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल में सदस्य मनोनीत करता है . 


2 . 


इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11-09-2015 के द्वारा नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल में 
श्री एस . एस. बजाज ( भा.व.से. ) तत्कालीन अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल , रायपुर का मनोनयन सदस्य के रूप में किया गया , 
एतद्द्वारा उक्त मनोनयन समाप्त किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

जी . एल. सांकला, उप - सचिव . 


आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग 

मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर 


नवा रायपुर अटल नगर , दिनांक 15 जुलाई 2019 


क्रमांक / एफ 20-53/ 2014/ 25-3. - राज्य शासन एतद्द्वारा “ गुरू घासीदास सामाजिक चेतना तथा दलित उत्थान पुरस्कार नियम 
2004 ” में जहां - जहां “ दलित ” शब्द का उल्लेख है को विलोपित करते हुए, उनके स्थान पर “ अनुसूचित जाति ” शब्द प्रतिस्थापित किया जाता 
है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

डी . डी . कुंजाम , संयुक्त सचिव. 


570 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019 


[ भाग 1 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व 

एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


रायगढ़, दिनांक 11 जुलाई 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/ अ -82/ 2018-19.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप -धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


तमनार 


औराईमुडा 


0.837 


महाप्रबंधक , एन.टी.पी.सी. 
तलाईपाली. 


औराईमुडा से टेरम तक 
सड़क चौड़ीकरण हेतु 
निजी भूमि 
अधिग्रहण. 


का 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 11 जुलाई 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/ अ -82 / 2018-19.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


घरघोड़ा 


ढोरम 


3.693 


महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. 
तलाईपाली. 


औराईमुडा से टेरम तक 
सड़क चौड़ीकरण हेतु 
निजी भूमि का 
अधिग्रहण. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019 


571 


रायगढ़, दिनांक 11 जुलाई 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/ अ -82 /2018-19. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


घरघोड़ा 


कंचनपुर 


0.962 


महाप्रबंधक , एन.टी.पी.सी. 
तलाईपाली. 


औराईमुडा से टेरम तक 
सड़क चौड़ीकरण हेतु 
निजी भूमि 
अधिग्रहण. 


का 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व , घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


यशवंत कुमार , 


खसरा नम्बर 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


854/3 


0.050 


रायगढ़, दिनांक 19 फरवरी 2019 


853/2 


0.040 


916 / 1 च 


0.052 


892/3 


0.008 


845 / 2 क 


0.028 


क्रमांक 56 / अ-82/ 2017-18. - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम , 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


865 


0.040 


योग 


06 


0.218 


अनुसूची 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - केलो परियोजना 

नहर निर्माण के अंतर्गत बादीमाल माइनर नहर हेतु . 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायगढ़ 
( ख ) तहसील- पुसौर 
( ग ) नगर/ ग्राम - केनसरा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.218 हेक्टेयर 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


572 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019 


[ भाग 1 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय कलेक्टर ( भू - अर्जन ) सूरजपुर ( छ.ग. ) 


सूरजपुर, दिनांक 4 जनवरी 2019 


प्रारूप- II 
[ नियम 5 ( 1 ) देखें ] 


प्रारंभिक अधिसूचना 


क्रमांक 160. - समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए पासल ग्राम भैयाथान तहसील, सूरजपुर जिले में 
कुल 1.010 हे. भूमि अपेक्षित है, अर्थात् सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन ( SIA ) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 
4 के अधीन यथा विविरचित कलेक्टर, सूरजपुर द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी / 
प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था. सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/ प्रारम्भिक जांच का सार इस प्रकार है ( सामाजिक समाघात मूल्यांकन 
रिपोर्ट की प्रति संलग्न है ) : 


औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी भी परिवार कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है, विस्थापन निरंक है . 


अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) को प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रूप में नियुक्त किया 
जाता है. अतः जिला सूरजपुर, तहसील भैयाथान के ग्राम पासल में औद्योगिक प्रयोजन के लिए 1.010 हे. माप के एक भूखंड जिसका विवरण 
निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है : 


क्र . 


स्वामित्व 


सीमाएं 


सर्वेक्षण 
संख्या 


भूमि का 
प्रकार 


अर्जन 
क्षेत्र हे . 
में 


हितबद्ध व्यक्ति का 
नाम और पता 


का 


उ . 


द . 


पू . 


प . 


प्रकार 


1 . 


249 


ड़ाड 


0.205 


खसरा 


खसरा 


खसरा 


शासकीय 
पट्टेदार 


कच्ची 
सड़क 


क्र 250 


क्र 248 


क्र 253 


जिरमन बेवा रतन , रघु , 
पिताम्बर आ . रतन ग्राम 
पासल, तहसील भैयाथान , 

सूरजपुर . 


2 . 


252 


भूमि स्वामी 


डाड 


0.015 


खसरा 


खसरा 


खसरा 


खसरा 


क्र 253 


क्र 253 


क्र 253 


क्र 253 


बऊधा पिता समेलाल, 
पंडोपारा, चन्द्रपुर 

पोस्ट 
पटनाकोट , रामानुजगंज , 

सूरजपुर . 


3 . 


253 


भूमि स्वामी 


डाड 


0.340 


रघुनाथ पिता हीरासाय 


खसरा 


खसरा 


खसरा 


खसरा 


पंडोपारा पासल, 


क्र 12, 


क्र 255/2 


क्र 254 


क्र 248 , 


भैयाथान, 
सूरजपुर . 


251 


249 


4 . 


255/2 


भूमि स्वामी 


डाड 


0.450 


खसरा 


खसरा 


खसरा 


खसरा 


नन्दलाल पिता बुधराम 
ग्राम पासल , 

तहसील 
भैयाथान 

सूरजपुर 


क्र 253 


क्र 256 


क्र 255/1 क्र 247 


04 


योग 


1.010 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2019 


573 


वृक्ष 


संरचनाएं 


किस्म 


संख्या 


प्रकार 


प्लीथ एरिया 


02 


निरंक 


निरंक 


महुआ 
आम 


01 


01 


साल 
पीपल 


01 


परसा 


01 


यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
अधिकार अधिनियम , 2013 ( 2013 का 30 ) की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है. 


भूमि से संबंधित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) भैयाथान को किसी भी कार्य दिवस को कार्य 
समय के दौरान देखा जा सकता है . 


सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) भैयाथान और उनके कर्मचारिवृंद 
को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में , खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के 
उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है . 


अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की 
तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय /विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर 
कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा . 


अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिवस के भीतर किसी भी 
इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे. 


दीपक सोनी , 

कलेक्टर. 


उच्च न्यायालय के 


आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH , BILASPUR 


Bilaspur, the 2nd July 2019 


No. 734 /Confdl./2019 / II -3-1/2019. — The following Senior Civil Judges , as specified in Column no . ( 2) of 
the table below, are hereby transferred fromthe place shownin Column No. (3 ) to the place shown in Column No. ( 4 ) 
inthe Revenue District mentioned in Column No. (5 ) and are posted inthe capacity as mentioned in column No. ( 6 ) 
from the date they assume charge of their office (s ) : 


TABLE 


From 


To 


Posted as 


Sl. 
No. 
( 1 ) 


Name & presently 
posted as 

( 2 ) 


Revenue 
District 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


1 . 


Raipur 


Bilaspur 


Bilaspur 


V Civil Judge Class- I 


Shri Sarv Vijay Agrawal, 
V Civil Judge Class- I & 
Special Railway Magistrate. 


2 . 


Dantewara 


Raipur 


Raipur 


Shri Janak Kumar Hidko , 
Addl. Judge to the Court of 
Civil Judge Class- I. 


VIII Civil Judge 
Class - I. 


574 


5914 " 26149, facich 2 371147 2019 


[ H I 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


3 . 


Raipur 


Bilaspur 


Bilaspur 


II Civil Judge Class -I 


Smt. Priyanka Agrawal, I Addl. 
Judge to the Court of I Civil 
Judge Class -I. 


4 . 


Ambikapur 


Durg 


Durg 


III Civil Judge Class -I 


Shri Dheerendra Pratap Singh 
Dangi, II Civil Judge Class -I. 


Bilaspur, the 2nd July 2019 


No. 736 /Confdl./2019/ 1-8-2/2010 (Pt.- III ).— The following Labour Judges of the Labour Court as specified 
in Column No. ( 2 ) of the table below , are hereby transferred from the place shown in column No. (3 ) and posted as 
Labour Judge of Labour Court at the place shown in Column No. (4 ) having Jurisdication of the Revenue District 
mentioned in Column No. (5 ) from the date they assume charge of their office (s ) : 


TABLE 


From 


To 


Posted as 


Sl. 
No. 
( 1 ) 


Name & presently 
posted as 

(2 ) 


Jurisdiction of 
the Court 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


1 . 


Bilaspur 


Shri S. L.Matre , Labour Judge , 
Labour Court. 


Jagdalpur 


Labour Judge , Labour 
Court. 


Bastar 
( Jagdalpur ) 
Dakshin Bastar 
(Dantewara ) , 
Kondagaon , 
Narayanpur, 
Bijapur and 
Sukma. 


2 . 


Ambikapur 


Raigarh 


Shri P. K. Soni, Labour, 
Judge, Labour Court. 


Raigarh & 
Jashpur 


Laobur Judge , Labour 
Court. 


3 . 


Rajnandgaon Raipur 


Shri S. K. Tripathi, Labour 
Judge , Labour Court. 


Raipur & 
Gariaband 


Labour Judge , Labour 
Court No. 1 . 


Note : Shri S. K. Tripathi is also assigned the additional charge of Labour CourtNo. 2, Raipur consequent upon his 

transfer as Labour Judge, Labour Court No. 1 , Raipur until further orders. 


By order of the High Court, 
NEELAM CHAND SANKHLA , Registrar General. 


